निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 208 ) 


8 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना, सोमवार , 29 मार्च 2010 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

29 मार्च 2010 
एस0ओ0 65 , दिनांक 29 मार्च 2010 — गृह विभाग , बिहार की अधिसूचना सं0 9362 , दिनांक 10 सितम्बर 
2008 द्वारा बिहार राज्यपाल ने जाँच आयोग अधिनियम , 1952 ( संख्या 60, 152 ) की धारा - 3 (1 ) के अधीन दिनांक 
18 अगस्त 2008 को कोशी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो से संबंधित 
तथ्यों की जांच हेतु न्यायमूर्ति श्री राजेश बालिया , सेवा -निवृत मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता 
में एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया था , जिसकी विस्तारित अवधि दिनांक 9 मार्च 2010 
तक थी । 

आयोग द्वारा जाँच कार्य पूरा करने के निमित पुनः अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया । 

बिहार राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जाँच संबंधी कार्य पूरा करने के निमित्त आयोग 
का कार्यकाल दिनांक 9 मार्च 2011 तक विस्तारित करने की आवश्यकता है । 

___ अतः जाँच आयोग अधिनियम , 1952 की धारा - 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त जाँच 
आयोग का कार्यकाल इस शर्त के साथ दिनांक 9 मार्च 2011 तक विस्तारित किया जाता है कि आयोग द्वारा इस 
विस्तारित अवधि के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाएगा । 

( सं0 06 / प्र० स० को0 / 20084154 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

भगत चौधरी, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 208- 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


